Supplement - II 


Regd. No. CHD/ 0093 / 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


दरकार 
. 


GOVT 
. 


HARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No.50-2017 ] 


CHANDIGARH, TUESDAY , DECEMBER 12, 2017 ( AGRAHAYANA 20 , 1939SAKA ) 


General Review 


- 


खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग , हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2015-2016 की समीक्षा । 

दिनांक 23 नवम्बर, 2017 
Po Sports. M & C -2017/37484. 

मनुष्य के व्यक्तित्व को आकार देने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है । ये व्यक्ति में प्रतियोगिता की भावना, साहस , 
सहनशीलता, दृढ निश्चय तथा साहसिक प्रवृति जागृत करते हैं । खेल एकता बढ़ाने वाली एक महान शक्ति है जो विविध लोगों 
को एक साथ जोड़ती है । खेल शान्ति व भ्रातृत्व को बढ़ावा देते हैं , इस प्रकार राष्ट्र -निर्माण में योगदान देते है । ये लोगों में 
हार को शालीनता से स्वीकार करने का साहस भरते हैं तथा साथ ही साथ व्यक्ति को जीत में विनम्र बने रहने की शिक्षा भी 
देते हैं । खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग कई खेल एवं युवा विकास संबंधी कार्यक्रमों को चला रहा है जिनका लक्ष्य खेलों में 
श्रेष्ठता तथा चरित्र निर्माण को बढ़ावा देना है । विभाग द्वारा वर्ष 2015-2016 के दौरान प्लान तथा नान – प्लान योजनाओं को 
कार्यान्वित करने हेतु भरसक प्रयास किए गए । जिसके फलस्वरूप अधिकाधिक लोगों ने खेलों में भाग लिया । हरियाणा के 
खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं । 

यह खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा की 50 वीं वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है । विभाग में खेल तथा युवा 
गतिविधियों के निरीक्षण तथा आयोजन के लिए 1 संयुक्त निदेशक एक्स कैडर, 6 उपनिदेशक खेल, 2 सहायक निदेशक एक्स 
कैडर (हाकी तथा शूटिंग ), 1 सहायक निदेशक ( योग), 22 जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी , 147 प्रशिक्षक , 247 जूनियर 
प्रशिक्षक, 3 सहायक प्रशिक्षक , 14 योगा प्रशिक्षक, 6 युवा एवं सांस्कृतिक संयोजक , 14 जूनियर युवा एवं सांस्कृतिक संयोजक , 
1 स्थापना अधिकारी, 1 बजट एवं आयोजना अधिकारी तथा 6 अधीक्षक कार्यरत थे । जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न 
ओलम्पिक तथा नान – ओलम्पिक खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । राज्य के 21 जिलों में स्टेडियम , फरीदाबाद व 
रोहतक में 2 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 13 सब डिवीजनल स्टेडियम , 6 जिम्नेजियम , 8 तरणताल, 9 योगा - कम - बैडमिंटन 
हाल, 3 खेल छात्रावास, 8 बहुउद्दशीय हाल , 5 सिंथैटिक एथलैटिक्स ट्रैक तथा 10 हाकी के एस्ट्रोटर्फ स्थित हैं । ग्रामीण क्षेत्रों 
में 232 मिनी स्टेडियम तथा 24 एस.सी. कम्पोनेंट के स्टेडियम हैं । खण्ड स्तर पर 163 राजीव गांधी खेल परिसरों का निर्माण 
पूर्ण किया जा चुका है तथा 63 निर्माणाधीन है । इस वर्ष 27457.27 लाख रुपये की राशि प्लान तथा नान -प्लान योजनाओं से 
खेलों के विकास के लिए व्यय की गई । 


। 


(148 ) 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 12 , 2017 ( AGHN. 20 , 1939 SAKA ) 


149 


विभाग द्वारा नई हरियाणा खेल एवं शारीरिक उपयुक्तता नीति -2015 को आरंभ किया गया । खिलाडियों की नैतिकता 
एवं साहस में बढ़ौतरी के लिए खेल नीति में ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कारो में भारी बढ़ौतरी का प्रावधान 
किया गया है । अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपये के पुरस्कार राशि दी जाएगी । रजत पकद 
विजेता को 4 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपये तथा प्रतिभागी खिलाड़ियों को 15 लाख रुपये की राशि 
प्रदान की जाएगी । इसी प्रकार विश्व चैंपियनशिप एशियन गेम्ज , राष्ट्रमंडल खेल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्ज , राष्ट्रीय खेल / राष्ट्रीय 
चैंपियनशिप के खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार राशि की बढ़ौतरी का प्रावधान किया गया है । उदाहरण के तौर पर एशियन 
गेम्ज में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ तथा विश्व कप / चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 25 लाख रुपये प्रदान किए 
जाएंगे । 

हरियाणा खेल एवं शारीरिक उपयुक्तता नीति -2015 में बहुत से नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है । जैसे एकलव्य 
अवार्ड - जूनियर खिलाड़ियों के लिए, महाराणा प्रताप अवार्ड - पुरूषों के खेलों में आजीवन योगदान के लिए, रानी लक्ष्मी बाई 
अवार्ड - महिलाओं के खेलों में आजीवन योगदान के लिए तथा गुरू वशिष्ठ अवार्ड - प्रशिक्षकों के लिए । 

विभिन्न जिला खेल परिषद् / स्टेडियम कमेटियों को स्टेडियम, जिपनेजियम, हाकी, एस्ट्रोटर्फ , फ्ल्ड लाईट , खेल मैदानों 
तथा तरणतालों के रख - रखाव एवं विकास हेतु 3199.40 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई । 

बचपन से ही सघन प्रशिक्षण देने की नीति को अमल में लाने हेतु आवासीय तथा डे- बोर्डिग खेल नर्सरियों में वैज्ञानिक 
तथा सघन प्रशिक्षण दिया गया ( एथलैटिक्स , जिम्नास्टिक , मल्लयुद्ध वालीबाल, क्रिकेट , वालीबाल , हाकी, जूडो तथा बैडमिंटन 
खेलों में चलाई गई) । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 62.17 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । यहां यह भी वर्णन 
किया जाता है कि इन खेल नर्सरियों के अतिरिक्त 2 नर्सरियां ( हाकी तथा बैडमिंटन) हरको बैंक तथा हैफेड द्वारा अंगीकृत की 


खेल अकादमी योजना के अन्तर्गत 36.35 लाख रु ० की राशि रिहायशी तथा डे - बोर्डिग खेल अकादमियों पर व्यय की 
गई । रिहायशी आकदमी के खिलाड़ियों को 150 / रु . प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी तथा डे - बोर्डिग अकादमियों में 2000 / - रुपये 
प्रतिमास प्रति खिलाडी की दर से छात्रवृति दी गई । 

ग्रामीण नवयुवकों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने हेतु ब्लाक / जिला / राज्य स्तर पर खेल 
मुकाबले करवाए गए । हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता ग्रुप -1 से VI में भाग लिया जो एथलैटिक्स , 
बास्केटबाल , मुक्केबाजी, हाकी, हैडबाल, जूडो, कबड्डी, वालीबाल , फुटबाल तथा कुश्ती खेलों में आयोजित करवाए गए । इस 
वर्ष ब्लॉक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता अण्डर-16 ग्रुप -1 से IV में 79139 खिलाड़ियों ने भाग लिया । 
राष्ट्रीय ग्रामीण मुकाबलों में 47 स्वर्ण, 16 रजत तथा 28 कांस्य पदक जीतकर हरियाणा ने ओवरआल चैंपियन का खिताब 
हासिल किया । इसी प्रकार हरियाणा की महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव में 2 स्वर्ण, 5 रजत तथा 5 कांस्य पदक 
जीते । ब्लाक , जिला तथा राज्य स्तर पर महिला खेल मुकाबले एथलैटिक्स, बास्केटबाल, बैडमिंटन , जिमनास्टिक्स , हाकी, 
हैंडबाल, कबडडी, खो - खो , लॉन टेनिस , टेबल - टेनिस , तैराकी तथा वालीबाल में आयोजित करवाए गए । ब्लॉक , जिला तथा 
राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव में 11906 महिलाओं ने भाग लिया । 

विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण देने हेतु उपभोग्य तथा उपभोग्य खेल सामान निदेशक , आपूर्ति एवं निपटान, हरियाणा के 
माध्यम से खरीदा जाता है । विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण केन्द्रों / नर्सरियों, अकादमियों तथा खेल छात्रावास में प्रशिक्षकों तथा 
प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थियों के प्रयोग हेतु यह खेल सामान दिया जाता है । 

राज्य में कुश्ती जो हरियाणा का पारंपरिक खेल है, के प्रचार हेतु राज्य स्तरीय अखाडा कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम , 
द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 5100, 3100, 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है । इसी 
प्रकार राज्य स्तरीय कुमार दंगल विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 51000 , 31000 तथा 21,000 रुपये कर दिया गया है । राज्य 
स्तरीय केसरी दंगल विजेताओं को 1.51 लाख , 1 लाख तथा 0.51 लाख रुपये की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया जाता है । 
वर्ष 2015-16 मे राज्य स्तरीय अखाड़ा / कुमार दंगल तथा हरियाणा केसरी गांव फिरोजपुर नमक ( मेवात ) में 15/03/16 से 
17/03/16 तक आयोजित करवाया गया तथा इसमें 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त जिला अखाड़ा / कुमार 
दंगल तथा हरियाणा केसरी कुश्ती प्रतियोगिता समस्त जिलों में आयोजित करवाई गई । अखाड़ा योजना के अन्तर्गत 22.74 
लाख रुपये की राशि खर्च की गई । दिनांक 21/03/16 से 23/03/16 तक गुड़गांव में भारत केसरी दंगल का आयोजन 
किया गया । प्रथम स्थान विजेता को 1.00 करोड़ रुपये, द्वित्तीय को 50.00 लाख तथा तृत्तीय स्थान विजेता को 25.00 लाख 
रुपये की राशि के पुरस्कार दिए गए । सभी प्रतिभागियों के ठहरने का प्रबंध पांच सितारा होटलों में किया गया । इस दंगल के 
आयोजन पर 1.96 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई । फरीदाबाद में 15-17 अक्तूबर 2017 तक राज्य स्तरीय पैरालिंपिक 
प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया । जिसमें 235 खिलाड़ियों ने भाग लिया । प्रथम द्वित्तीय को तृत्तीय स्थान विजेताओं को 
48000 / - रुपये की राशि वितरित की गई । 

राज्य स्तर पर स्पोटर्स टैलेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें 8-19 वर्ष के लड़के व लड़कियों के सात 
शारीरिक टैस्टों को स्पीड का नाम दिया गया । स्पीड -2015 में 988349 खिलाड़ियों ने स्कूल राउंड में भाग लिया । अंत में 5000 
खिलाडियों ने मासिक छात्रवृति ( 1500 / -रु ० 8-14 आयुवर्ग तथा 2000 / -रु ० 15-19 आयुवर्ग) के लिए क्वालीफाई किया । 


150 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 12 , 2017 ( AGHN. 20 , 1939 SAKA) 


राज्य में योग के विकास एवं प्रसार हेतु 14 योग केन्द्र स्थापित किए गए हैं । राज्य स्तरीय अन्तर केन्द्र योग प्रतियोगिता 
तथा अन्य योग कार्यक्रमों के आयोजन पर 14.40 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । राज्य स्तरीय अन्तर केन्द्र योग 
प्रतियोगिता 22-24 दिसंबर, 2015 तक करनाल में आयोजित करवाई गई जिसमें राज्य से 468 प्रतिभागियों ने भाग लिया । 

जिला स्तरीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं का आयोजन दिनांक 1/9/15 से 10/9/15 तक करवाया गया । राज्य 
स्तरीय प्रतियोगिताएं दिनांक 12/9/15 से 14/9/15 तक फरीदाबाद में आयोजित करवाई गई । राज्य सरकार द्वारा कबड्डी 
तथा कुश्ती खेलों की अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता की मेजबानी की गई तथा यह आयोजन दिनांक 16/2/16 से 
18/2/16 तक रोहतक में करवाया गया । अन्य राज्यों से 468 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया तथा 2.69 लाख रुपये की 
राशि व्यय हुई । 

प्रशिक्षण शिविर योजना के अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय खेलों में प्रतियोगिता के लिए 8 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए 
गए । 176 खिलाड़ी लाभान्वित हुए तथा 2.90 लाख रुपये की राशि व्यय हुई । 

स्कूलों में पढ़ रहे खिलाड़ियों की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु उनकी राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरीय उपलब्धियों के 
आधार पर क्रमशः 200 / -रु ० तथा 150 / -रु ० प्रति मास की दर से छात्रवृतियां दी गई तथा कालेज के खिलाड़ियों को 
250 / -रु ० तथा 200 / -रु ० की दर से छात्रवृतियां दी गई । इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत 65.00 लाख रु ० की राशि 
वितरित की गई तथा 3900 खिलाड़ी लाभान्वित हुए । SCSP योजना के अन्तर्गत 1900 अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों को 6.00 
करोड़ रु ० की छात्रवृतियां दी गई 

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला तथा बंगलौर से प्रशिक्षण में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए 
प्रोत्साहित करने हेतु 3000 / -रु ० प्रति खिलाड़ी की दर से स्टाईफण्ड योजना के अन्तर्गत स्टाईफण्ड दिया जाता है । इस वर्ष 
17 खिलाडियों को प्रोत्साहित किया गया । 

हरियाणा के 3416 उत्कृष्ट खिलाडियों को राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए 8990.60 लाख 
रु ० की राशि के नकद पुरस्कार वर्ष 2015-16 में दिए गए । 

वृद्धावस्था पैंशन योजना के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता तथा प्रतिभागिता करने वाले , दो 
खिलाड़ियों को 7200 / -रु ० की राशि दी गई । यह 700 / -रु ० 500 / -रु ० तथा 300 / -रु ० प्रतिमास की दर से अन्तरराष्ट्रीय 
व राष्ट्रीय स्तर पदक विजेताओं तथा प्रतिभगियों को स्वीकृत की जाती है । 

पुस्तकालय योजना के अन्तर्गत 4.00 लाख रु० की राशि की किलाबों, मैगजीनों व अखबारों की खरीद की गई ताकि 
प्रशिक्षकों तथा खिलाड़ियों को खेलों की नवीनतम सूचना प्राप्त हो सके । प्रत्येक जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के 
कार्यलय में लाईब्रेरी स्थापित की गई है । सभी जिला लाईब्रेरियों को और अधिक विकसित करने हेतु स्पोटर्स साइंस खेलों की 
तकनीक तथा नियमों से संबंधित 450 पुस्तकें खरीदी गई । 

हरियाणा के युवाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें राष्ट्रीय विकास की प्रमुख धारा में लाने के लिए नेहरू युवा केन्द्र , 
चेतना संघ, युवा विकास योजना तथा साहसिक खेल योजनाए प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित की गई । 107.51 लाख रु ० की 
राशि इन योजनाओं पर खर्च की गई । 

हरियाणा सरकार द्वारा मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल , राई (ISO 9000-2008) की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी । इस 
स्कूल का मुख्य उद्देश्य यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों में सहयोग तथा उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने हेतु उन्हें 
उच्च कोटि का खेलों का प्रशिक्षण तथा आधुनिक ढंग से शिक्षा देना है । यह स्कूल सी.बी.एस.ई. से संबद्ध है । ब्रिटिश कौंसिल 
द्वारा इसे वर्ष 2008-11, 2012-15 तथा 2015-18 के प्रतिष्ठित इंटरनैशनल स्कूल अवार्ड (ISA ) से सम्मानित किया जा चुका 
है । एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन द्वारा स्पोटर्स एजुकेश्न कैटेगरी में इस विद्यालय को वर्ष 2011-2015 तक नं . 1 रिहायशी स्कूल 
का दर्जा दिया गया है । इस विद्यालय का परिसर 300 एकड़ हरी - भरी उज्ज्वल भूमि पर फैला हुआ है । इसके भव्य परिसर में 
विद्यालय की शैक्षिक व प्रशासनिक इमारतें , छात्रावास, कर्मचारियों के आवास, सभागार, एथलैटिक्स स्टेडियम, तरणताल , 
जिमनेजियम, टैनिस कोर्ट , बास्केटबाल कोर्ट , वालीबाल कोर्ट , घुड़सवारी, फुटबाल और हाकी मैदान, क्रिकेट मैदान, स्क्वैश कोर्ट , 
विद्यालय , अस्पताल और वृक्षों से आच्छादित भव्य मार्ग भी सम्मिलित है जो मीलों फैले हुए हैं । विद्यालय की इमारतों का 
डिजाइन सौंदर्यपूर्ण तथा निर्माणकला आश्चर्यचकित कर देने वाली है । 

हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं पब्लिक स्कूल की शिक्षण पद्धति का सम्मिश्रण ही इस स्कूल का उद्देश्य है । जिससे 
ग्रामीण छात्र भी आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं । कक्षा IV इस विद्यालय में प्रवेश पाने का मुख्य द्वार है । इस वर्ष 
106 बच्चे जिनकी आयु एक अप्रैल को 8 से 10 वर्ष के मध्य थी , ने इस विद्यालय में दाखिला लिया । कक्षा चार से बाहरवीं 
तक इस विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 998 ( डे स्कालर्ज़ सहित) रही । इस स्कूल का पूर्ण नियंत्रण तथा निरीक्षण विशेष 
बोर्ड के द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल महोदय हैं । शिक्षा तथा खेलों पर होने वाले खर्च में राज्य 
सरकार द्वारा भारी मात्रा में सबसिडी दी जाती है । मोतीलाल नेहरू स्कूल, राई का वित्तीय वर्ष 2015-16 का स्वीकृत बजट 
3015.50 लाख रुपये था । 

वर्ष 2015-16 में विभाग का बजट 274.57 करोड़ रु ० तथा खर्च 213.88 करोड़ रु ० था । 


। 


। 


- 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 12, 2017 ( AGHN. 20 , 1939 SAKA ) 


151 


रिपोर्ट में वर्णित अवधि के दौरान खेल मंत्री तथा अन्य अधिकारीगण के नाम व उनकी कार्यावधि का विवरण निम्न 
प्रकार से है: 


क्रम सं ० | पदनाम 


नाम 


कार्यावधि 


1 . 


26.10.2014 से 31.03.2016 


2. 


13.11.2014 से 31.3.2016 


3. 


खेल मंत्री 

श्री अनिल विज 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार, | श्री के. के. खण्डेलवाल, आई.ए.एस. 
खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग 
निदेशक खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग श्री जगदीप सिंह, आई.ए.एस. 
अतिरिक्त निदेशक-(प्रशासन ) 

श्री ओ . पी . शर्मा, एच.सी.एस. 
मुख्यालय तथा जिला स्तर पर निम्नलिखित अमले ने काम कियाः 
मुख्यालय 

जिला स्तर 


22.12.2014 से 31.3.2016 


4 . 


1.4.2014 से 31.3.2016 


क्रम सं ० 


पदनाम 


संख्या | पदनाम 


संख्या 


1 . 


उपनिदेशक खेल 


04 


सहायक निदेशक - एक्स कैडर 


02 


2 . 


01 


21 


संयुक्त निदेशक - एक्स कैडर 
सहायक निदेशक - योग 


जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी 
प्रशिक्षक 


3 . 


01 


147 


4 . 


खेल अधिकारी 


01 


247 


जूनियर प्रशिक्षक 
सहायक प्रशिक्षक 


5 . 


स्थापना अधिकारी 


01 


03 


6 . 


बजट एवं आयोजना अधिकारी 


01 


योग प्रशिक्षक 


14 


7 . 


अधीक्षक 


03 


06 


8 . 


निजी सचिव 


01 


युवा एवं सांस्कृतिक संयोजक 
कनिष्ठ युवा सांस्कृतिक संयोजक 
अधीक्षक 


14 


9 . 


अनुभाग अधिकारी - लेखा 


01 


03 


10 . 


01 


उपाधीक्षक 


15 


11. 


सहायक जिला न्यायवादी 
उपाधीक्षक 
लाईब्रेरियन 


04 


सहायक 


21 


12. 


01 


स्टोरकीपर 


22 


13. 


युवा एवं सांस्कृतिक संयोजक 


01 


क्लर्क 


15 


14. 


सहायक 


11 


सेवादार 


21 


15 . 


लिपिक 


05 


मैदानकर्मी 


22 


16. 


कैमरामैन कम मूवी ओपरेटर 


01 


चौकीदार 


12 


17. 


चलक 


12 


कुक तथा हैल्पर 


16 


18. 


सेवादार 


07 


सफाई कर्मचारी तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी 


03 


19 . 


अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 


03 


इसके अतिरिक्त राज्य में खेलों की प्रगति में योगदान देने के उद्देशय से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 4 प्रशिक्षकों 
को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया । 


( हस्ता ०).... 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग । 


दिनांक 5.6.2017 


152 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 12 , 2017 ( AGHN . 20 , 1939 SAKA) 


REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE DEPARTMENT OF SPORTS & 

YOUTH AFFAIRS HARYANA FOR THE YEAR 2015-16 

The 23rd November, 2017 
No. Sports. M & C -2017 / 37484. 


Sports play an important role in shaping the personality of an individual. It inculcates the spirit of competition , 
courage, tolerance, determination and adventure in a person . Sports is also a great unifying force which binds diverse 
people together. It fosters peace , brotherhood and thus contributes in nation building. It instils in people courage to 
accept defeat with grace and at the same time educates one to be modest in victory . The Department of Sports & 
Youth Affairs runs a number of sports and youth development programs aimed at sporting excellence and character 
building . Earnest efforts were made by the department for the successful implementation of its Plan and Non - Plan 
schemes during the year 2015-16 . It resulted in more and more people taking to sports. Sportspersons of Haryana 
excelled at national and international level. 


This is the 50th Annual Administrative Report of the Department of Sports & Youth Affairs, Haryana . There 
were 1 Joint Director Sports , ex -cadre, 6 Deputy Director Sports , 2 Assistant Director, ex -cadre (Hockey & 
Shooting), 1 Assistant Director (Yoga ), 22 District Sports & Youth Affairs Officers, 147 Coaches, 247 Junior 
Coaches, 3 Assistant Coaches, 14 Yoga Coaches and 6 Youth & Cultural Organisers, 14 Junior Youth & Cultural 
Organisers, 1 Establishment Officer, 1 Budget and Planning Officer and 6 Superintendents in the department to 
supervise and organise Sports & Youth activities in the state. Sports competitions were held at district, state and 
national level in various Olympic and Non - Olympic games. There is one Sports Complex each in 21 districts and 
2 State Sports Complexes at Faridabad and Rohtak , 13 subdivisional stadiums, 6 gymnasium , 8 Swimming Pools, 
9 Yoga - cum - Badminton Halls , 3 Sports Hostels, 8 Multipurpose Halls, 5 Synthetic Athletic Track and 10 Hockey 
Astroturf in the state . 232 Mini Stadiums and 24 stadiums under SC component are situated in rural areas. 163 Rajiv 
Gandhi Sports Complexes have been completed at block leve & 63 more are under construction . An amount of 
Rupees 27457.27 lakh was spent on plan and non -plan schemes for the development of sports in Haryana during this 
year . 

The Department replaced the old sports policy with the new Haryana Sports and Physical Fitness Policy 
2015 . To boost the moral and courage of players tremendous increase in cash awards for Olympic medalwinners has 
been provided . Now Olympic gold medal winner player is awarded with Rs. 6 Crore Silver medal winner 4 crore 
Bronze medal winners 2.5 crore and participants get rupees 15.00 Lakh. Similarly provision of increase in awards to 
players ofWorld Championship , Asian Games, Commonwealth Games, World University Games, National Games , 
National Championship medal winners has been made For example Gold medal winners of Asian Games are given 
rupees 1.5 crore and Gold medal winners of World Cup Championship are given rupees 25 Lakh . 

More new awards have been announced in ‘Haryana Sports and Physical Fitness Policy - 2015 ”. “ Eklavya 
Award for junior players, “Maharana Partap Award for Life time contrinution in sports for men . “Rani Laxmi Bai 
Award for life time contribution in sports for women , ‘Guru Vashist Award for trainers . 

A sum of Rs. 3199.40 lacs was disbursed as grant- in - aid to different District Sports Councils / stadium 
committees for the construction and maintenance of stadiums, gymnasium , hockey astroturf, flood - lighting , 
development and maintenance of playfields & swimming pools. 

In pursuance of the department’s “ Catch them young ” policy players are imparted scientific and intensive 
coaching in Residential and Day Boarding Sports Nurseries for Athletics ,Gymnastics, Wrestling, Volleyball, Cricket, 
Hockey, Judo and Badminton . An amount of Rs. 62.17 lac was spent during the year 2015-2016 under this scheme. 
It is also mentioned here that in addition to these nurseries , 2 sports nurseries for Hockey and Badminton have been 
adopted by HARCO Bank and HAFED at Shahbad and Panchkula respectively. 

Under the ‘Sports Academy scheme Rupees 36.35 lakh was spent for residential and day boarding academies. 
Diet @ 150 /- per day per player is given in residential academies and Rupees 2000 /- per month per player is given in 
day boarding academies. 

Sports competitions were organized at Block / District and State level to provide an opportunity to the rural 
youth to display their sporting talent. The players from Haryana also participated in National Rural Sports Meet 
Group I to VI in Archery, Athletics, Basketball , Boxing , cycling , Hockey , Handball , Judo, Kabaddi, Volleyball, 
Football , weightlifting and Wrestling. During the year 79139 players participated in Block , District, State and 
National Rural Sports Tournament ( U - 16 ) Group I to IV . Haryana was declared Overall Champion in National Rural 
Tournament by winning 47 gold 16 silver and 28 bronze medals. Similarly women from Haryana won 2 gold , 5 silver 
and 5 bronze medals in National Women Sports Festival. Block , District and State level Women competitions were 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 12 , 2017 ( AGHN . 20 , 1939 SAKA) 


153 


also organized in Athletics, Basketball , Badminton , Gymnastics, Hockey , Handball , Kabaddi, Kho -Kho , Lawn 
Tennis , Table Tennis , Swimming and Volleyball. 11906 women participated in these competitions. 

In order to provide quality coaching , both consumable and non -consumable sports equipments are purchased 
through Director, Supplies & Disposals, Haryana . Equipments are issued to various coaching centres /nurseries, 
academies and sports hostel in the state for coaches and their trainees use . 

To promote wrestling in the State , which is a popular traditional game in Haryana, Cash awards for the State 
Level Akhara wrestling competition are awarded Rupees 5100 , 3100 and 2100 for the 1st, 2nd & 3rd position 
winners . Similarly for state level Kumar Dangal winners get the amount of Rupees 51000 , 31000 and 21000. State 
level Kesri Dangal winners were awarded with Rs. 1.51 Lakh , 1.00 Lakh and 0.51 Lakh . During the year 2015-16 
State level Akhara / Kumar Dangal and Haryana Kesari was organized at village Ferozepur Namak , Mewat from 
15.03.16 to 17.03.16 and 500 players participated in it. In addition to this , “ District Akhara/Kumar dangal” and 
" Haryana Kesari organized in all districts . An expenditure of Rupees 22.74 lakh was incurred . Bharat Kesri Dangal 
was organized in Gurgaon from 21.03.16 to 23.03.16 , Ist winner was awarded with Rupees 1.00 crore, 2nd with 50.00 
lac and 3rd with 25.00 lac. Stay arrangement for all participants was made at Five Star Hotels. The expenditure of this 
Dangal incurred was Rupees 1.96 crore. State level Paralympic Competition was organized in Faridabd from 
15-17 Oct. 2015 benefitting 235 para - athletes. An amount of Rupees 48000/- was distributed among Ist , IInd & IIIrd 
position holders. 

A state -wide Sports and Physical Exercise Evaluation and Development Test was conducted in which 
8-19 years boys & girls were administered a battery of seven physical tests named as SPEED [Sports and Physical 
Exercise Evaluation and Development Test] In SPEED 2015 , 988349 players appeared for school round . Finally 5000 
qualified for scholarship of Rupees 1500 /- (8-14 years ) & Rupees 2000 /- ( 15-19 years ) permonth . 

For the development and expansion of yoga in the state , 14 yoga centers were established . An amount of 
Rs. 14.40 lakh was spent on the organisation of state level “ Inter - Centre Yoga ChampionShips ” and other district 
level yoga activities/competitions. 468 players form the state participated in State level Inter centre yoga 
championship , which was organized at Karnal from 22-24 December , 2015 . 

District level Civil Services Tournaments were held from 1.09.15 to 10.09.15 for Athletics, Badminton , 
Basketball, Cricket, Table Tennis, Volleyball, Football, Hockey, Powerlifting and Weightlifting. State level 
Tournaments were organized from 12.09.15 to 14.09.15 at Faridabad . All India Civil Services Tournaments in 
Kabaddi and wrestling was hosted by Haryana state in Rohtak from 16.02.16 to 18.02.16 . 415 players participated in 
this tournament from other states. The expenditure incurred was 2.69 lac. 

8 Coaching Camps were organized under Coaching Camp Scheme, for the preparation of state teams to 
participate in differentnational sports events . 176 players were benefited and an amount of Rs. 2.90 lakh was spent. 

To recognize the achievements of sportspersons studying in schools and colleges scholarships @ Rs. 200 and 
Rs. 150 per month to national/state level players, Rs. 250 and Rs. 200 per month were paid to state/national level 
players studying in colleges . An amount of Rs. 65.00 lacs was distributed benefiting 3900 players under this scheme. 
Rupees 6.00 crore were distributed as SCSP scholarships to 1900 SC players. 

To encourage outstanding sportspersons for getting diploma in coaching at the National Institute of Sports , 
Patiala and Banglore , stipends worth Rs . 3000 per trainee is paid to the NIS trainees under the Stipend Scheme. 
This year 17 players were given this benefit . 

3416 Outstanding players of Haryana were given cash awards amounting to Rs. 8990.60 lacs during the year 
2015-2016 for their achievements in national and international events. 

Pension under the “ Old Age Pension Scheme” an amount of Rs. 7200 /- was sanctioned to two sportspersons. 
It is sanctioned to the plyaers @ Rs. 700 /-, 500 /- and 300 /- per month to the first, second and third position holers in 
national/ state level championships. 

Under the Library Scheme, books, magazines and newspapers worth Rupees 4.00 lacs were purchased in order 
to provide latest sports information to the coaches and players . Each District Sports & Youth Affairs Office has 
library. 450 books on sports science, technical books of sports and rule books and other general books were purchased 
for the expansion libraries at all Districts. 

For the overall development of youth of Haryana and to bring them into the nationalmainstream , Nehru Yuva 
Kendra, Chetna Sangh, Grant in aid and Youth Development schemes were vigorously implemented . A sum of 
Rs. 107.51 lakh was spent on this count. 


154 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 12 , 2017 ( AGHN . 20 , 1939 SAKA) 


Motilal Nehru School of Sports , Rai District Sonepat (an ISO 9001-2008 ) was established in 1973 by the 
Government of Haryana . The main aim of the school is to impart quality training in sports and education on modern 
lines to inculcate the spirit of co -operation and sense of responsibility amongst the students. It is affiliated to Central 
Board of School Education . It has been awarded the prestigious International School Award (ISA) for the year 
2008-11, 2012-15 and 2015-18 by the British Council. The school has been adjudged as No. 1 boarding school in the 
category of “ Sports Education ” by the Education World during the year 2011 to 2015. The school campus is spread 
over 300 acres of verdant splendour. The magnificent campus has school buildings, academic and administrative 
blocks, hostels, residential accommodation for staffs, auditorium , athletic stadium , swimming pool, gymnasium , 
tennis courts , basketball and volleyball courts , equestrian line, football and hockey field , cricket field , squash court , 
school ,dispensary and miles of boulevards skirted by majestic avenues. The school buildings are aesthetically 
designed and are architectural marvel. Sports and games infrastructure is most modern and perhaps the best in the 
country . 

It aims at blending the public school character with our cultural heritage and provides access to contemporary 
facilities to students from rural areas. The level of entry to the school is class IV . This year, 106 students between the 
age of 8 to 10 years as on Ist April were admitted to the school. There are 998 students ( including day scholars) on the 
rolls of the school in classes from IV to XII . The overall control and supervision of this school is vested in the Special 
Board under the Chairmanship of H.E. the Governor of Haryana . The expenditure on academics and sports is heavily 
subsidized by the State Government. The sanctioned budget of the Motilal Nehru School of Sports, Rai for the 
financial year 2015-2016 was Rs. 3015.50 lakh . 

The budget provision of the department was 274.57 crore during the year 2015-16 and the expenditure 
incurred was Rupees 213.88 crore . 

During the period under report detail of the names of Sports Minister and other officers is as following : 


Sr. No. 


Designation 


Name 


Period 


1 . 


Sports Minister 


Sh . Anil Vij 


26.10.14 - 31.03.16 


2 . 


Sh . K.K.Khandelwal, IAS 


13.11.14 - 31.03.16 


Additional Chief Secretary , Govt. of 
Haryana, Sports & Youth Affairs. 
Director, Sports & Youth Affairs . 


3 . 


Sh . Jagdip Singh , IAS 


22.12.14 - 31.03.16 


4 . 


Additional Director (Admn. ) 


Sh . O.P.Sharma, HCS 


1.04.14 - 31.03.16 


The following staff worked at Head office and District level offices: 


Head Office 


District Level 


Sr. No. 


Designation 


No. of posts Designation 


No. of posts 


Deputy Director Sports 


4 . 


Assistant Director ( Ex -Cadre ) 


2 


2 . 


Joint Director ( Ex - Cadre ) 


1 


Youth Affair21 


District Sports & 
Officer 


3 . 


Asstt. Director (Yoga ) 


Coach 


147 


1 

1 


4 . 


Sports Officer 


Junior Coach 


247 


5 . 


Establishment Officer 


Assistant Coach 


3 


6 . 


1 


Yoga Coach 


14 


Budget & Planning Officer 
Superintendent 


7 . 


3 


Youth & Cultural Organiser 


6 


8 . 


Private Secretary 


Junior Youth & Cultural Organiser 


14 


9 . 


Assistant District Attorney 


1 
1 

1 


Superintendent 


3 


10 . 


Section Officer ( Accounts ) 


Dy. Superintendent 


15 


11 . 


Dy.Supdt. 


4 


Assistant 


21 


12 . 


Librarian 


Store - Keeper 


22 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 12 , 2017 (AGHN . 20 , 


1939 SAKA ) 


155 


Head Office 


District Level 


Sr. No. 


Designation 


No. of posts 


Designation 


No. of posts 


13 . 


Youth & Cultural Organiser 


1 


Clerk 


15 


14 . 


Assistant 


11 


Peon 


21 


15 . 


Clerk 


5 


Groundman 


22 


16 . 


Chowkidar 


12 


Cameraman cum movie 
Operator 


17 . 


Driver 


12 


Cook & Cook -helper 


16 


18 . 


Peon 


7 . 


Sweeper & other class IV 


3 


19 . 


Other Class IV employee 


3 


Besides , 4 coaches were deputed by Sports Authority of India to contribute to promotion of sports in the state . 


(Sd.) ..., 
Additional Chief Secretary , Government of Haryana , 

Department of Sports & Youth Affairs. 


Dated 5/6/2017 . 


55834C.S . - H.G.P ., Chd. 


